PARTI ] 


HARYANA GOVT GAZ . JUNE 11 , 1985 (JYST . 21,1907 SAKA) 


1467 


राजस्व विभाग 


दिनांक 29 मई , 1985 


सं ० 656- वि ० सैल -85/ 166 98 .--~-चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को प्रतीत होता है कि नीचे विशिष्टियों में वर्णित भूमि 
सरकार द्वारा , सरकारी खर्चे पर , सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात्, गांव चन्दाना तथा चुहड़ माजरा, तहसील कैथल , जिला कुरुक्षेत्र, में 
भूमिहीन/बेघर हरिजनों, पिछड़े वर्ग के सदस्यों तथा आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को मुफ्त रिहायशी भू - खण्ड ( प्लाट ) पाबंटित करने 
के लिये अपेक्षित है , इसलिये इसके द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि नीचे विशिष्टियों में वर्णित भूमि उपयुक्त प्रयोजन के लिये अपेक्षित 
है । 


यह अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम , 1894, की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के 
लिये की जाती है जिनका इससे सम्बन्ध है । 


. 


पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल , कलैक्टर, कुरुक्षेत्र तथा ऐसे अन्य मधि 
कारियों या कर्मचारियों को जो इस समय इस कार्य में लगे हैं परिक्षेत्र में किसी भूमि पर प्रवेश और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा 
अपेक्षित या अनुज्ञात सभी अन्य कार्य करने के लिये इसके द्वारा प्राधिकृत करते हैं । 

कोई हितवद्ध व्यक्ति , जिसे उक्त परिक्षेत्र में भूमि के अर्जन के सम्बन्ध में कोई आक्षेप हो , इस अधिसूचना के 
राजपत्र में प्रकाशन या दो समाचार- पत्रों में या उस परिक्षेत्र में प्रचार की तिथि से, इनमें जो भी बाद में हो , से तीस दिन की 
अवधि के भीतर उप -मण्डल अधिकारी (नागरिक ) एवं भूमि अर्जन कलैक्टर , कैथल , के सम्मुख लिखित रूप में प्राक्षेप यदि कोई हो , दायर 
मार सकता है । 


भूमि के नक्शों का निरीक्षण उप -मण्डल अधिकारी (नागरिक ) एवं भूमि अर्जन फलेक्टर, कैथल , जिला कुरुक्षेत्र के कार्यालय 
में किया जा सकता है । 


विविष्टियां 


जिला 


तहसील 


आदत 

संख्या 


क्षेत्रफल 


परिक्षेत्र / गांव 
तथा हदबस्त संख्या 


खसरा संख्या 


क ० म ० 


कुरुक्षेत्र 


कैथल 


1. चन्दाना , 


st 


7--0 


18 


78/3 


69 


12-0 


2-12 


2. चुहह माजरा, 

90 


22/21 
23/16 
23/25 


8--0 


8--0 


18--12 


एल ० सी ० गुप्ता , 
सचिव, हरियाणा सरकार, 
राजस्व विभाग । 


-- 


ipt 


. 


1468 


(HARYANA GOYT GAZ ., JUNE 11, 1985 (JYST . 21 , 1907. SAKA) 


( PART IL 


REVENUE DEPARTMENT 


The 29th May , 1985 


" 


No. 656 -Spl.Cell-85 / 16698 :-- Whereas it appears to the Governor of Haryana " that the land 
described in the specification below is needed by the Government, at public exponses , for a public 
purpose , namely , for 

free allotment of residential plots to landless /homeless Harijans, members of 
backward classes and economically weaker persons in villages Chandana and Chuhar Majra , tahsil 
Kaithal, District Kurukshetra , it is hereby notified that the land described in the specification 
below is needed for the above purpose . 


This notification is made under the provisions of section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 , 
for the information of all to whom it may concern . 


In exercise of the powers conferred by the aforesaid section , the Governor of Haryana hereby 
authorises the Collector, Kurokshetra and such other officers or officials , for the time being engaged in the 
undertaking , to enter upon and survey any land iņ the locality and to do all other acts required or 
permitted by that section . 


Any person interested who has any objection to the acquisition of the land in the locality, may , 
within period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette 
or in two newspapers or publicity in the locality whichever is later , file an objection , if any , in 
writing before the Sub- Divisjónał Officer. (C )-cum - Land : Acquisition Collector, Kaithal. 

Plans of the land may be inspected in the office of Sub-Divisional Officer (C) -cum -Land Acquisi 
tion Collector ; Kaithal, district Kurukshetra . 


3 


SPECIFICATION 


District 


Tehsil 


Locality / 
Village and 
Hadbast No. 


Rectangle No. 
Khasra No. 


Area 


K. 


M. 


Kurukshetra 


Kaithal 


1. Chandana , 


59/23 


1-0 


18 


1 ... 78/3 


5-0 


Total .. 


12-0 


Chuhar Majra , 


22/21 


2-12 


90 


23/16 


8-0 


23/25 


Total 


18-12 


L. C. GUPTA , 
Secretary to Government, Haryana , 

Revenue Department . 


OPME 


DEVELOPMENT AND PANCHAYATS DEPARTMENT 


The 31st May , -1985 


A 


No. 3557-26CD1-85 /4322. — The Governor of Haryana is pleased to retire Shri Rup Singh 
Jakhar, Block Development and Panchayat Officer (Presently working on deputation as Assistant 
Project Officer in District Rural Development Agency , Sirsa ) from Government service with effect 
from 31st May , 1985 (after noon ) on attaining the age of superannuation i. e. 58 years . His retire 
ment is without prejudice to the decision to be taken against him in the disciplinary proceedings 
pending against him . 


